निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 चैत्र 1941 ( श० ) 
पटना , बुधवार , 27 मार्च 2019 


चैत्र 1941 ( 70 ) 


( सं0 पटना 490 ) 


गृह विभाग 


अधिसूचना 

1 मार्च 2019 
सं० अ0नि0 (15) 01 / 2018 / 426 / गो0चाo — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा दंड प्रक्रिया 
संहिता, 1973 की धारा - 25 ( क ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार अभियोजन 
हस्तक , 2003 में निम्नलिखित संशोधन तुरंत के प्रभाव से करते है : 

संशोधन 
____ 1. बिहार अभियोजन हस्तक, 2003 के गोपनीय चरित्र अभियुक्तियाँ भाग के शीर्षक " गोपनीय चरित्र 
अभियुक्तियाँ" को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है, यथा : 

" कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (PAR)" | 
2. बिहार अभियोजन हस्तक, 2003 का नियम - 44 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है , यथा : 

" 44. विभिन्न कोटि के पदाधिकारियों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट ( PAR) का आलेखन - 


क्र० 


पदनाम 


प्रतिवेदक पदाधिकारी 


समीक्षी पदाधिकारी 


स्वीकारी पदाधिकारी 


5 


निदेशक 


मुख्य सचिव 


विभागीय मंत्री 


अपर मुख्य सचिव / 
प्रधान सचिव, गृह विभाग 


संयुक्त सचिव 

अपर मुख्य सचिव / अपर मुख्य सचिव / मुख्य सचिव 
अभियोजन निदेशालय 

प्रधान सचिव, गृह विभाग । प्रधान सचिव, गृह विभाग 
उप निदेशक , अभियोजन निदेशक 

अपर मुख्य सचिव / अपर मुख्य सचिव / 
प्रधान सचिव, गृह विभाग प्रधान सचिव, गृह विभाग 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 27 मार्च 2019 


उप निदेशक(विधि ) 


निदेशक 


सहायक निदेशक (विधि ) उप निदेशक (विधि ) 


अपर मुख्य सचिव / | अपर मुख्य सचिव / 
प्रधान सचिव , गृह विभाग प्रधान सचिव , गृह विभाग 
| निदेशक 

अपर मुख्य सचिव / 

प्रधान सचिव, गृह विभाग 
निदेशक 

अपर मुख्य सचिव / 
प्रधान सचिव, गृह विभाग 


उप निदेशक, अभियोजन 


सहायक निदेशक एवं 
सहायक निदेशक( मु० ) 


निदेशक 


उप सचिव - सह 
उप निदेशक(प्रशासन) 


संयुक्त सचिव - सह 
- संयुक्त निदेशक 


अपर मुख्य सचिव / 
प्रधान सचिव, गृह विभाग 


जिला अभियोजन पदा0 जिला पदाधिकारी 


निदेशक 


CO 


अपर मुख्य सचिव / 
प्रधान सचिव, गृह विभाग 


जिला पदाधिकारी 


निदेशक 


अनुमंडल अभियोजन । जिला अभियोजन पदा0 
पदाधिकारी, से0ग्रे० / अपर 
लोक अभियोजक , 
से0ग्रे० 


जिला अभियोजन पदा0 


जिला पदाधिकारी 


निदेशक 


अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारी / अपर लोक 
अभियोजक , 


सहायक अभियोजन 
पदाधिकारी 


जिला अभियोजन पदा0 


जिला पदाधिकारी 


निदेशक 


3. नियम - 44 के पश्चात निम्न नया उपनियम - 44 ( क ) अन्तःस्थापित किया जाता है, यथा : 

" 44 ( क ) अभियोजन निदेशालय में पदस्थापित विभिन्न कोटि के पदाधिकारियों / कर्मियों एवं क्षेत्रीय 
अभियोजन कार्यालयों के कर्मियों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट ( PAR) का आलेखन - 
पदनाम 

प्रतिवेदक पदाधिकारी समीक्षी पदाधिकारी स्वीकारी पदाधिकारी 


क्र0 


5 


सहायक निदेशक 
( सचिवालय सेवा ) 


संयुक्त सचिव - सह – संयुक्त ।| निदेशक 
निदेशक 


अपर मुख्य सचिव / 
प्रधान सचिव, गृह विभाग 
निदेशक 


प्रशाखा पदाधिकारी 


| सहायक निदेशक ( सचिवालय 
सेवा ) 
प्रशाखा पदाधिकारी 


संयुक्त सचिव - सह 
- संयुक्त निदेशक 
सहायक निदेशक 
( सचिवालय सेवा ) 


सहायक 


3 


संयुक्त सचिव - सह 
- संयुक्त निदेशक 


उच्च वर्गीय लिपिक । 

| प्रशाखा पदाधिकारी 


सहायक निदेशक 
( सचिवालय सेवा) 


संयुक्त सचिव - सह 
- संयुक्त निदेशक 


निम्नवर्गीय लिपिक 


प्रशाखा पदाधिकारी 


सहायक निदेशक 
( सचिवालय सेवा ) 


संयुक्त सचिव - सह 
- संयुक्त निदेशक 


परिचारी 


प्रशाखा पदाधिकारी 


6 


सहायक निदेशक 
( सचिवालय सेवा ) 
| उप निदेशक 


संयुक्त सचिव - सह 
- संयुक्त निदेशक 


उच्च वर्गीय लिपिक , जिला अभियोजन पदाधिकारी 
क्षेत्रीय कार्यालय 


संयुक्त सचिव - सह 
- संयुक्त निदेशक 


निम्नवर्गीय लिपिक , जिला अभियोजन पदाधिकारी 
क्षेत्रीय कार्यालय 


उप निदेशक 


संयुक्त सचिव - सह 
- संयुक्त निदेशक 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 27 मार्च 2019 


परिचारी 


जिला अभियोजन पदाधिकारी 


उप निदेशक 


संयुक्त सचिव - सह 
- संयुक्त निदेशक 


4. बिहार अभियोजन हस्तक , 2003 का प्रपत्र संख्या - 2 ( क ) को संलग्न नवीन प्रपत्र संख्या - 2 से प्रतिस्थापित 
किया जाता है । 

5. बिहार अभियोजन हस्तक, 2003 का प्रपत्र संख्या - 2 ( ख ) एवं प्रपत्र संख्या - 2 ( ग ) को विलोपित किया 
जाता है । 

6. बिहार अभियोजन हस्तक, 2003 के नियम - 45 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है, यथा : 

" 45. बिहार अभियोजन सेवा के विभिन्न कोटि के पदाधिकारियों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट 
( PAR) का आलेखन प्रपत्र - 2 में किया जायेगा । अभियोजन निदेशालय में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक 
सेवा के पदाधिकारी एवं बिहार सचिवालय सेवा के पदाधिकारियों / कर्मियों तथा क्षेत्रीय अभियोजन 
कार्यालयों के कर्मियों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (PAR) का आलेखन सामान्य प्रशासन विभाग 
द्वारा संबंधित पदाधिकारियों एवं समकक्ष कोटि के कर्मियों के लिए निर्धारित प्रपत्र में नियम - 44 एवं 44 
( क ) के अनुसार किया जायेगा ।" 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

प्रदीप कुमार, 
संयुक्त सचिव । 


The 1st March 2019 
No . Pro . Dir (15 ) 01/ 2018/ C. C - 426 — In exercise of the powers conferred by Proviso to 
Article 309 of the Constitution of India and Sec . 25 ( A ) of the Criminal Procedure Code, 1973, the 
Governor of Bihar makes following amendment in the Bihar Prosecution Manual, 2003 with 
immediate effect : 

AMENDMENT 
1. The title “ Annual character remarks ” of the chapter Annual character remarks of the 
Bihar Prosecution Manual, 2003 shall be substituted by the following, namely : 

“ Performance Appraisal Report ( PAR )” 

2 . Rule -44 of the Bihar Prosecution Manual, 2003 shall be substituted by the following, 
namely : 

“ 44 . Entry in Performance Appraisal Report ( PAR ) of different categories of officers - 
SI . | Name of the Post Reporting 

Reviewing 

Accepting 
Officer/Authority Officer/Authority Officer /Authority 


Director 


Departmental Minister 


Chief Secretary 


Joint Secretary 
Prosecution 


3 
Additional Chief Chief Secretary 
Secretary /Principal 
Secretary , Home 

Department . 
Additional Chief Additional Chief 
Secretary/Principal | Secretary/ Principal 
Secretary , Home Secretary , Home 
Department . 

Department. 
Director 

Additional Chief 
Secretary /Principal 
Secretary , Home 

Department. 
Director 

Additional Chief 
Secretary /Principal 
Secretary , Home 

Department. 


Deputy Director 

Prosecution 


Additional Chief 
Secretary /Principal 
Secretary , Home 

Department. 
Additional Chief 
Secretary/ Principal 
Secretary , Home 

Department. 


4 


| 


Deputy Director 

(Legal) 


faET THE (34TETU ), 27 HIE 2019 


5 


Director 


| Assistant Director 

(Legal) 


Deputy Director 

(Legal) 


6 


Director 


Deputy Director 

Prosecution 


Assistant Director 
& Assistant 

Director 
(Headquarter ) 
Deputy Secretary 

Cum -Deputy 
Director (Admin ) 


7 


Director 


Joint Secretary - 
cum -Joint Director 


Additional Chief 
Secretary / Principal 
Secretary , Home 

Department. 
Additional Chief 
Secretary /Principal 
Secretary , Home 

Department. 
Additional Chief 
Secretary /Principal 
Secretary , Home 

Department. 
Additional Chief 
Secretary /Principal 
Secretary, Home 
Department. 

Director 


District Magistrate 


Director 


District 
Prosecution 

Officer 


District Magistrate 


S . D .P .O . (S .G .)/ District Prosecution 
Addl. Public 

Officer 
Prosecutor( S .G .) 

S . D . P .O ./ Addl. | District Prosecution 
Public Prosecutor 

Officer 
Assistant District Prosecution 
Prosecution 

Officer 
Officer 


District Magistrate 


Director 


District Magistrate 


Director 


3 . After Rule -44 following new Sub -Rule 44 (a ) shall be substituted , namely 

44 (a ) Entry in Performance Appraisal Report (PAR ) of different categories of 
officers/employees posted in Directorate of Prosecution and employees posted at 
regional prosecution offices : 
Name of Post Reporting 

Reviewing 

Accepting 
Officer /Authority Officer /Authority Officer /Authority 


SI. 


4 


Director 


Assistant Director 
( Secretariat 

Service ) 


Joint Secretary 
cum - Joint Director 


Additional Chief 
Secretary/Principal 
Secretary, Home 
Department. 

Director 


Section Officer 


Joint Secretary -cum 

Joint Director 


Assistant Director 

(Secretariat 

Service ) 
Section Officer 


Assistant 


U . D . C . 


Section Officer 


L . D . C . 


Section Officer 


Assistant Director Joint Secretary - cum 
(Secretariat Service ) || Joint Director 

Assistant Director Joint Secretary -cum 
(Secretariat Service ) || Joint Director 

Assistant Director Joint Secretary -cum 
( Secretariat Service ) Joint Director 

Assistant Director Joint Secretary -cum 
( Secretariat Service ) Joint Director 
Deputy Director Joint Secretary -cum 

Joint Director 


Parichari 


Section Officer 


U . D . C . Regional 

Offices 


District 
Prosecution 

Officer 


PER TOT ( 3FITERU ), 27 HIT 2019 


Deputy Director 


8 LL. D . C . Regional 

Offices 


Joint Secretary -cum 

Joint Director 


District 
Prosecution 

Officer 
District 
Prosecution 

Officer 


9 


Parichari 


Deputy Director 


Joint Secretary -cum 

Joint Director 


4 . Form No. 2 (a ) of the Bihar Prosecution Manual, 2003 shall be substituted by appended 
new Form No. 2 . 

5 . Form No .2 (b ) and Form No. 2 (c ) shall be deleted . 

6 . Rule -45 of the Bihar Prosecution Manual , 2003 shall be substituted by the following , 
namely : 

“ 45 . Entries in Performance Appraisal Report (PAR ) of different categories of officers 
of Bihar Prosecution Service shall be made in Form No. 2 . Entries in Performance 
Appraisal Report (PAR ) of the officer of Bihar Administrative Service and 
officers /employee of Bihar Secretariat Service , posted in Directorate of Prosecution and 
employees of regional prosecution offices shall be made in the Form prescribed by the 
General Administration Department for respective officers and employees of equivalent 
category in accordance with Rule 44 and 44 ( a ).” 

By the order of Governor of Bihar , 

PRADIP KUMAR , 

Joint Secretary. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER THE (3HTETUT ) 490 -571 + 500 stodoutor 

Website : http :// egazette .bih.nic.in 


